रजिस्ट्री सं . डो . एल .- 33004/ 94 


REGD . NO . D. L.-33004/ 94 


SECRETARIAT 


KLIER 


HTAS 


TRAL SEM 


NEP 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागबण्ड । 
PART I- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 105] 
No. 105 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जुलाई 21, 1994/ आषाढ़ 30, 1916 
NEW DELHI , TUESDAY, JULY 21, 1894/ ASADHA 30, 1916 


वस्त्र मंत्रालय 


- आदेश 


नई दिल्ली 21 जुलाई , 1994 
" सं . 8/ 78/93- टी . पी . सी . ---- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक बस्त अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बस्त्र ( विकास 

और विनियमन ) आदेश , 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती 
है , अर्थात् : - - 

__ 1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वस्त्र (विकास और विनियमन ) संशोधन 
प्रादेश , 1994 है । 

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 


1722 GI / 94 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART |- - Sec . 1 ] 


2. वस्त्र (विकाम और विनियमन ) श्रादश , 1993 में , 

( 1 ) खंड 13 के उपन्त्रण्ड ( 1 ) की मद ( घ ) में , "किसी व्यक्ति को , प्रवेश 
करने और उसकी तलाशी लेने के लिए प्राधिकृप्त कर सकेगा शब्दों के स्थान पर "किसी 
ऐसे व्यक्ति को , जो अधीक्षक प्रवर्तन अधिकारी (तकनीकी ) या तकनीकी अन्वेषक की 
पंक्ति से नीचे का न हो , प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए प्राधिनान कर सकेमा " 
शब्द रखे जाएंगे । 

टिप्पणी : -~~ मूल प्रादेश, भारत के राजपन्न , अमाधारण में तारीख 2 अप्रैल , 1993 
की संख्या 8 / 9/ 93 टी पी सी द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

बी . एल . शर्मा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF TEXTILES 
New Delhi, the 21st July , 1994 

ORDER 
No. 8 / 7893 - TPC. -- In exercisc of the powers conferred by Section 3 of 
the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955 ) , the Central Government 
hereby makes the following order to amend the Testilo (Development and 
Regulation ) Order, 1993 , namely : 

1 . ( 1) This order may be called the Textiles (Development and Regula 
tion ) Amendment Order, 1994 . 

(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official 
Gazette . 
2. In the Textiles ( Development and Regulation ) Order , 1993 : - - - 
( i) in clause 13, in sub - clause ( 1 ) , in item ( d ) after the words 

" authorise any person " , the words " not below the rank of 
Superintendent, Enforcement Officer ( Technical) or Technical 

Investigator " shall be inserted . 
NOTE : The Principal Order was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide number 8 /9 / 93 - TPC dated the 2nd April , 1993 . 

B . L . SHARMA , St. Secy . 


- 


- - - . -- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Naya Puri, New Delhi- 110064 

And Published Ly the Controller of l ublications, Delhi- 110054 , 1994 


